निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 688 ) पटना , सोमवार , 5 अक्तूबर 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


2 . 


अधिसूचना 

28 फरवरी 2020 
सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3132 / सा 0 प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री प्रदीप कुमार मलिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , वर्तमान में 
कार्यरत विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , सीतामढ़ी के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3133 / सा ० प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
पूर्णियाँ को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3134 / सा ० प्र ० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
सीतामढ़ी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्तीपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3135 / सा ० प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अच्छे लाल यादव , अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, 
पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , लखीसराय के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3136 / सा 0 प्र 0 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
रोहतास, सासाराम को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आरा 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


3 . 


4 . 


5 . 


2 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अक्तूबर 2020 


6 . 


7 . 


9 . 


सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3137 / सा ० प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
सीवान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , मधुबनी के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3138 / सा ० प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राज कुमार- I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान को 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, छपरा के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है । 

8. सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3139 / सा 0 प्र 0 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विजय आनन्द तिवारी, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार 
न्यायालय, कटिहार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, 
बिहारशरीफ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3140 / सा ० प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मधुकर कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
पटना - सह - विशेष जज निगरानी कोर्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

10. सं ० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3141 / सा ० प्र ० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि 
परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार 
न्यायालय, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

11. सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3142 / सा 0 प्र 0 - महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मो 0 गुलाम गौस, पीठासीन पदाधिकारी , बिहार वक्फ 
न्यायाधिकरण , पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
भभुआ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

12. सं० 7 / स्था0-1-3-03 / 2005-3143 / सा 0 प्र 0 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक -9072 
दिनांक 07.02.2020 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव- II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
जमुई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, जहानाबाद के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 688-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


